रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अप्रैल 29 , 2019 / वैशाख 9 , 1941 
NEW DELHI,MONDAY, APRIL 29 , 2019 /VAISAKHA 9, 1941 


सं. 1478] 
No. 1478 ] 


NEW 


रेल मंत्रालय 


(रेलवे बोर्ड) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2019 


का. आ . 1663 ( अ).- केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम 
कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड (ii ) 
तारीख 31 जनवरी 2019 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक का. आ . 562( अ), तारीख 
24 जनवरी 2019 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , उत्तर प्रदेश राज्य के जिला इलाहाबाद में 
विशेष रेल परियोजना अर्थात् , ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा ( 4) के अधीन दैनिक समाचारपत्रों, " दैनिक 
जागरण में तारीख 01 मार्च 2019 और “हिन्दुस्तान में तारीख 01 मार्च 2019 को प्रकाशित किया गया था ; 


और , कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए ; 

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार 
को प्रस्तुत कर दी है; 

___ अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ङ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय 
सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित होगी । 


2296 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii )] 


क्र . | 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् , ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए इलाहाबाद जिले के भीतर आने 

वाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण । 
जिले का नामः इलाहाबाद 

तालुक | गांव का नाम | सर्वे सं . | भूमि की | भूमि का क्षेत्रफल भू - स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
सं . | का नाम 

प्रकृति | प्रकार | ( हे. में ) 
( 1 ) | ( 2 ) ( 3 ) ( 4) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) 

( 8 ) 
1. मेजा (1 ) बिसहिजन | 157 निजी । कृषि | 0 .1240 | श्याम सुन्दर, धनश्याम, कृष्णराज सिंह, रेवती रमण सिंह 
खुर्द 

पुत्रगण मनमोहन सिंह । 
457 मि० | निजी कृषि | 0 . 0300 | कमलेश्वर सिंह पुत्र करोडपती सिंह, अर्जन सिंह, श्याम 

नारायन सिंह , अवध कुमार पुत्रगण शम्भू सिंह, भगवानी 

देवी पत्नी शम्भू सिंह । 
( 2) जगेपुर | 16 मि0 | निजी । कृषि | 0 . 0400 | उमाशंकर, लालजी पुत्रगण नन्दकिशोर, म . राज कुमारी 

पत्नी स्व0 शोभनाथ, चिन्तामणि , श्रीकान्त पुत्रगण 


10. 0200 | जय प्रकाश , पष्प प्रकाश काप 


21 मि० । निजी । कृषि 0 .0200 जय प्रकाश, पुष्प प्रकाश, कृष्ण प्रकाश उर्फ सुभाष 

पुत्रगण विश्वम्भर नाथ, कन्हैया लाल , मुकेश कुमार, 
ओम प्रकाश पुत्रगण गोविन्द प्रसाद, विवेक कुमार बा० 
पुत्र मानिक लाल, अभिषेक कुमार नाबा0 पुत्र 
मानिकलाल सं0 अरूण देवी माता, अरूण देवी पत्नी 
स्व0 मानिकलाल, उमेश चन्द्र, दिनेश कुमार , राकेश 
कुमार पुत्रगण अमरनाथ, गुलाब कली पत्नी स्व० 

अमरनाथ समस्त नि0 ग्राम लेहड़ी । 
24 मि0 निजी । कृषि | 0. 0300 | उमाशंकर, लालजी पुत्रगण नन्दकिशोर, मु. राज कुमारी 

पत्नी स्व0 शोभनाथ, चिन्तामणि , श्रीकान्त पुत्रगण 

नन्दकिशोर नि0 ग्राम । 
2 . | करछना । (1) देवरीकलॉ । 275 मि0 निजी । कृषि | 0. 0650 | सत्यदेव पुत्र काशी प्रसाद नि0 ग्राम । 
( 2 ) गंधियॉव | 562 मि0 | निजी । कृषि 0. 2628 | शिवहर्ष, वृजनंदन पुत्रगण भोलानाथ नि0 ग्राम । 

| 0 . 0013 | गणेश प्रसाद, कौशलेश पुत्रगण रामप्रताप नि0 ग्राम । 
निजी कृषि 0 . 0165 | भगवान प्रसाद, अश्वनी कुमार, सूर्यनाथ पुत्रगण 

अवधनारायण नि0 ग्राम । 
ऐसे सर्वे संख्या जिसके अर्जन के लिए पहले अधिसूचना हो चुकी है , और अब अतिरिक्त क्षेत्रफल की अपेक्षित है , वह इस अधिसूचना में 
सम्मिलित कर लिया गया है , उन्हें मिन्ज लिखकर चिन्हित किया गया है । 


576 


निजी 


कृषि 


549 


[ फा . सं. 2019 / एलएमएल - II / 12 / 2 / ईसी / 1019 ] 
अजय शर्मा, कार्यकारी निदेशक ( भूमि एवं सुविधाएं - 1 ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th April, 2019 
S. O . 1663(E ). — Whereas,by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways (Railway 
Board ), notification number, S .O . 562(E ), dated the 24th January, 2019 and published in Gazette of India dated the 31st 
January, 2019 , Extraordinary, Part -II, Section 3, Sub -section (ii ) (hereinafter referred to as the said notification ) under 
sub -section (1 ) of section 20A of the Railways Act, 1989 ( 24 of 1989 ) ( hereinafter referred to as the said Act), the 
Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification 
for execution , maintenance , management and operation of Special Railways Project namely, Eastern Dedicated Freight 
Corridor in the district of Allahabad in the State of Uttar Pradesh ; 

And whereas, the substance of the said notification was published in local Hindu daily newspapers “ Dainik 
Jagran ” dated the 01st March , 2019 and “ Hindustan ” dated the 01st March , 2019 under sub - section (4 ) of section 20A of 
the said Act; 

And whereas, no objections were received ; 


[ 911 II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


1 . 


And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 20E of the said Act, the competent authority has 
submitted it report to the CentralGovernment; 

Now , therefore upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section (1 ) of section 20E of the Railways Act, the Central Government hereby declares that the lands 
specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to 
shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief discription of the land to be acquired with or without structure for the Special Railways Project namely , 

Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Allahabad in the State of Uttar Pradesh . 
Name of District: Allahabad 
SI. Name of Name of Plot Nature Type of Area 

Name of the Land Owner/ 
No. Tehsil Village No. of Land (in 

Interested Person 
Land 

Hect) 
| ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) (5 ) 

(6 ) ( 7 ) 

(8 ) 
Meja ( 1) Bisahijan 

157 

Private Agricultural 0 . 1240 Shyam Sunder, Ghanshyam , Krishnaraj, 
Khurd 

Rewati Raman Singh S /o Manohan 

Singh . 
457 | Private Agricultural 0 .0300 | Kamleshwar Singh S /o Karonpati Singh , 
Minj 

Arjun Singh Shyam Narayan Singh , 
Awadh Kumar S / o Shambhu Singh 

Bhagwani Devi W /o Shambhu Singh . 
( 2) Jagepur 16 Private Agricultural 0 .0400 Umashankar, Lalji S /o Nandkishor,Mu. 
Minj 

Rajkumari W /o Shobh Nath , 

Chintamani, Srikant S /o Nandkishor. 
21 Private | Agricultural 0 .0200 Jai Prakash , Pusp Prakash , Krishna 
Minj 

Prakash alies Subhash Slo Vishwambhar 
Nath , Kanhaiya lal, Mukesh Kumar , Om 
Prakash Slo Govind Prasad , Vivek 
Kumar major age S /o manik Lal, 
Abhishek Kumar Minor age S /o Manik 
lal C /o Arun Devi Mother, Arun Devi 
W /o late Manik Lal Umesh Chandra , 
Dinesh Chandra , rakesh Kumar S /o 

Amarnath , Gulab kali W /o Amarnath . 
24 Private | Agricultural 0 .0300 | Umashankar, Lalji S /o Nandkishor ,Mu. 
Minj 

Rajkumari W /o Shobh Nath , 

Chintamani, Srikant S / o Nandkishor. 
2 . Karchhana 

275 Private Agricultural 0 .0650 Satydev S /o Kashi Prasad . 
Dewarikala 

Minj 

562 Private Agricultural 0 .2628 Shivharsh , Vrijnandan S / o Bholanath . 
Gandhiyaon Minj 
576 Private Agricultural 0 . 0013 Ganesh Prasad , Kauslesh S /o 

Rampratap . 
549 Private Agricultural 0 .0165 Bhagwan Prasad , Ashwani Kumar , 

Surynath S /o Awadhnarayan . 
Those survey number where land for acquisition has been notified earlier and additional area is required and covered in 
this notification , are marked with suffix (Minj). 

[ F . No. 2019 /LML - II/ 12 /2 /EC / 1019 ) 
AJAY SHARMA , Executive Director (Land & Amenities- I) 


( 1 ) 


(2 ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJKUMAR VERMA 
KUMAR VERMA Date: 2019.04 .29 

22:09:39 + 05 30 


